. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन , 1939 ( श०) 
16 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 271 राँची, शुक्रवार, 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


आदेश 
20 अप्रैल , 2017 ई० । 


संख्या- 06/ अभि - 10/02/ 2016-2170 -- श्री अजय कुमार रजक , अपर लोक अभियोजक , भ्रष्टाचार 
निरोधक व्यूरो को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के आलोक में उनके ब्रेन ट्यूमर के 
इलाज हेतु दिनांक 8 जुलाई , 2016 से 25 सितम्बर , 2016 तक कुल 80 दिनों का उपभोगित उपार्जित 
अवकाश की घटनोर स्वीकृति दी जाती है । 


ह०/ 


शिव प्रसन्न राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 271 -- 50 


